सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 810 राँची, मंगलवार , 


15 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
4 अक्टूबर , 2019 


विषयः- झारखण्ड कृषि सेवा संवर्ग कोटि -8 ( माप तौल एवं विपणन) के अन्तर्गत विभिन्न पदों को 

चिन्हित / पहचानित करने के संबंध में । 


संख्या- मापतौल / खा.स्था.10/ 2017 - 2989,-- बिहार राज्य विभाजन एवं झारखण्ड राज्य के गठन 
के उपरान्त कैडर विभाजन में जो पद झारखण्ड राज्य को प्राप्त हुए हैं ( 375 पद ) वे कोटिवार न 
होकर पदवार प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में कृषि , पशुपलान एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग) के 
ज्ञापांक -06/कृस्था०विविध-01/2014/ 3534/ कृ ०, राँची , दिनांक 16.09.2015 एवं ज्ञापांक -06 /कृस्था० 
विविध-01/ 2014/1608/ कृ०, राँची , दिनांक 04.05.2016 द्वारा कोटि 1 से 9 तक हेतु कृषि, पशुपालन 
एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग ) स्तर पर चिन्हित / पहचानित पदों ( कृषि निदेशक -1, अपर कृषि 
निदेशक -1 , संयुक्त कृषि निदेशक-8 , उप कृषि निदेशक-46 एवं सहायक कृषि निदेशक -307) कुल 363 
पदों को छोड़कर कोटि 8 ( माप तौल एवं विपणन ) हेतु कुल 12 पदों को निम्न रुप से 
चिन्हित/ पहचानित किया जाता है : 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 15 अक्टूबर , 2019 


क्र.सं. 


वर्तमान पदनाम 


संसोधित/ पुण मित 


पदनाम वेतनमान | पदों की सं ० 


संयुक्त कृषि निदेशक सह 

विधिक 
नियंत्रक, माप एवं तौल , झारखण्ड, 

विज्ञान , झारखण्ड, राँची । 


नियंत्रक, 


1 


माप | 15600-39100 

ग्रेड पे -7600 


1 


राँची। 


2 


उप कृषि निदेशक सह संयुक्त संयुक्त नियंत्रक , 

विधिक | 15600-39100 
नियंत्रक , माप एवं तौल , राँची । माप विज्ञान , राँची । 

ग्रेड पे -6600 
सहायक कृषि निदेशक सह उप 

उप नियंत्रक, विधिक माप 
नियंत्रक, माप एवं तौल कार्यालय 

9300-34800 

विज्ञान कार्यालय नियंत्रक , 
संयुक्त कृषि निदेशक सह 

ग्रेड पे -5400 

विधिक माप विज्ञान , 
नियंत्रक, माप एवं तौल, झारखण्ड, 

झारखण्ड, राँची । 


3 


राँची। 


4 


2 


5 


सहायक कृषि निदेशक सह उप 

उप नियंत्रक, विधिक माप | 9300-34800 
नियंत्रक , माप एवं तौल , राँची / 

विज्ञान , राँची/ हजारीबाग । 

ग्रेड पे -5400 
हजारीबाग । 

सहायक नियंत्रक, विधिक 
सहायक नियंत्रक , माप एवं तौल , 

माप विज्ञान , राँची, 
राँची, पलामू , चाईबासा, धनबाद , 

पलामू , | 9300-34800 

चाईबासा, धनबाद , गिरिडीह ग्रेड पे-5400 
गिरिडीह एवं 

एवं 

दुमका 
सहायक नियंत्रक , माप एवं तौल, | सहायक नियंत्रक , विधिक 

9300-34800 
द्वितीय प्रयोगशाला , माप विज्ञान, द्वितीय मानक 

ग्रेड पे -5400 
प्रयोगशाला, राँची 


6 


दुमका । 


6 


मानक 


1 


राँची । 


2 . 


पद चिन्हितीकरण के फलस्वरुप पूर्व के निर्गत अधिसूचना/निर्णय निरसित समझे जायेगें । 


3 . 


चिन्हित पदों को संशोधित/पूणर्नामित करने , बृटि का निराकरण करने तथा मुख्यालय निर्धारित 
करने की शक्ति प्रशासी विभाग में निहित होगी तथा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निदेश/पत्र/ 
अधिसूचना प्रशासी विभाग निर्गत कर सकेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । 


4 . 


चिन्हित /पहचानित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि ०, दिनांक 28.02.2009 द्वारा 
स्वीकृत वेतनमान/ ग्रेड पे एवं 7 वाँ वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकलप संख्या 217/ वि ० दिनांक 18.01.2017 
अंतिम रुपेण प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमिताभ कौशल , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 810 -- 100 


